रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ससमेनजगने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग 1 - खण्ड 1 
PART I— Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 17 , 2015 / चैत्र 27 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015 /CHAITRA 27 , 1937 


सं . 101 ] 
No. 101 ] 


आयुष मंत्रालय 
____ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 मार्च, 2015 
सं . जेड .28015/124/2014- पी . एंड सी .- सरकार ने आयुष मंत्रालय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों 
पर विचार करने के लिए एक कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यबल का संघटन निम्न प्रकार किया 
जाएगा : 


गैर- सरकारी सदस्य : 


1. 


__ - 


अध्यक्ष 


अध्यक्ष 


डॉ . एच . आर . नागेन्द्र , 
कुलपति , 
एस - व्यास योग विश्वविद्यालय , 
बेंगलुरु । 
डॉ . राजेश कोटेचा, 
उप कुलपति , 
गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय , 
जामनगर । 


2 . 


सदस्य 


3. 


सदस्य 


डॉ . आर. एस . रामास्वामी, 

- 
महानिदेशक , केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान , 
अन्ना आर्च रोड, अरुमबक्कम , 
चेन्नै , तमिलनाडु-600008. 


1729 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


4 . 


सदस्य 


श्री दर्शन शंकर , 
उप कुलपति , 
इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांस -डिसीपिलिनरी हेल्थ साइंस 
एंड टेक्नोलॉजी , 
नं . 74/ 2, जरकबंडे कवल , 
बेंगलुरु-560064 . 


5. 


- 


सदस्य 


डॉ . खालिद सिद्दीकी , 
भूतपूर्व महानिदेशक , 
केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद , 
नई दिल्ली । 


6 . 


सदस्य 


डॉ . इसाक मथई 
चिकित्सा निदेशक , 
सौक्य – डॉ . मथई ज़ इंटरनेशनल होलिस्टिक हेल्थ सेंटर , 
बेंगलुरु । 


. 


सदस्य 


सदस्य 


डॉ . भूषण पटवर्धन , 
प्रोफेसर एवं निदेशक , 
इंटर डिसीपिलिनरी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज़ , 
पुणे विश्वविद्यालय , पुणे । 


8 . 


सदस्य 


डॉ . प्रशांत शेट्टी , 
प्रधानाचार्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी , 
एसडीएम प्राकृतिक चिकित्सा तथा 
यौगिक विज्ञान महाविद्यालय , 
उजिरे, कर्नाटक । 


सदस्य 


श्री जयकुमार ए , 
महासचिव , विज्ञान भारती , 
ए- 357, डिफेंस कॉलोनी , 
नई दिल्ली -110024. 


10. 


सदस्य 


श्री ओ . पी . तिवारी, 
कैवल्यधाम , लोनावला , 
महाराष्ट्र । 


11 . 


सदस्य 


श्री प्रदीप मुल्तानी , 
अध्यक्ष, मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लि ., 
एच - 36, कनॉट प्लेस , 
नई दिल्ली - 110001. 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12. 


सदस्य 


सदस्य 


श्री केशव देसीराजु , 

- 
भूतपूर्व सचिव , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , 
नई दिल्ली । 


13 . 


- 


सदस्य 


सदस्य 


श्री अनिल जौहरी , 
भारतीय गुणवत्ता परिषद, 
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग , 
द्वितीय तल , 
2- बहादुरशाह जफ़र मार्ग, 
नई दिल्ली -110002. 


सदस्य सचिव 


14. श्री जीतेन्द्र शर्मा, 

संयुक्त सचिव , आयुष मंत्रालय , 
नई दिल्ली 


६ 


कार्यबल के विचारार्थविषय इस प्रकार होंगे : 

रणनीतिक , उच्च प्रभावी अनुसंधान के लिए उन विशिष्ट क्षेत्रों की सिफारिश करना , जो वैश्विक 
स्वास्थ्य परिचर्या का कायापलट करने की क्षमता रखते हों । ये सिफारिशें अनुसंधान की कार्य 
योजनाओं के लिए अल्पकालीन ( 1 - 3 वर्ष ) और दीर्घकालीन ( 3 से 5 वर्ष ) रूप में होनी चाहिए तथा 
समन्वित अनुसंधान और साथ ही संसाधनों की पूलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक संरचना की 
सिफारिश करने वाली होनी चाहिए, ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च प्रभावी अनुसंधान को 
प्रोत्साहित किया जा सके । 
डीएसटी , डीबीटी , डीआरडीओ द्वारा पहले से ही प्रयुक्त प्रणालियों पर आधारित प्रचालनात्मक 
प्रणालियों और आयुष स्कीमों के निरुपण, अनुमोदन , निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए बेहतर 
वैश्विक शासन और प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश करना । 
मौजूदा संस्थानों, जिनका पहले से ही विश्वसनीय ट्रेक रिकार्ड है, को विनिर्मित करते हुए भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान की तर्ज पर छोटी संख्या के विश्वस्तरीय आयुष 
ज्ञान संस्थानों के गठन के लिए रणनीतियों की सिफारिश करना । 
आयुष शिक्षा पद्धति में पारदर्शिता और पहल , दोनों को संवर्धित करने के क्रम में सीसीआईएम की 
अवसंरचना और कार्यप्रणाली में सुधार करने की सिफारिश करना । 
एएसयू एंड एच औषधों में गुणता मानकों के अनुपालन से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए 
जीएमपी मानक और उनका अनुपालन , आवश्यकता के साथ- ही - साथ कच्ची सामग्रियों की उपलब्धि 
और इनके स्रोत तथा संबंधित मामले । 

आयुष के अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन के लिए रूपरेखा और रणनीति बनाने के लिए सिफारिश करना । 
( vii ) भारत सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ संयोजन में आयुष स्कीमों के संवर्धन के लिए अन्तर 

विभागीय रणनीतियां बनाने की सिफारिश करना । 
( viii) विद्यालय स्तर से प्रारंभ शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर आयुष पद्धतियों के परवर्ती एकीकरण के लिए 

रूपरेखा तैयार करने की सलाह देना । 
आयुष क्षेत्र में नौकरी/ वाणिज्य के अवसरों को विकसित करने की सिफारिश करना । 


३ 


६ 


६ 


( ix ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


3. 


कार्यबल को अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर , 2015 तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 


4. कार्यबल के अध्यक्ष के पास किसी अन्य विशेषज्ञ/विशेषज्ञों, जैसा वह उचित समझे, को आमंत्रित 
करने का प्राधिकार होगा । 


5 . 


आयुष मंत्रालय कार्यबल को सभी प्रकार की आवश्यक सुप्रचालनिक सहायता प्रदान करेगा । 


6. 


कार्यबल के गैर - सरकारी सदस्य भारत सरकार के मौजूदा मानकों के अनुसार टीए/डीए के पात्र 


होंगे । 


7 . 


यह अधिसूचना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ), आयुष मंत्रालय के अनुमोदन से जारी की जाती है। 


अनिल गनेरीवाला , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF AYUSH 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th March , 2015 


No. Z -28015 /124 /2014 - P & C . — It has been decided by the Government to constitute a Task Force to 
deliberate on various important issues concerning the Ministry of AYUSH . The composition of the Task 
Force is as follows: 
Non -official Members : 


1 . 


Chairman 


Dr. H . R Nagendra, 
Chancellor, S - VYASA Yoga University , 
Bengaluru 


Member 


Dr. Rajesh Kotecha, 
Vice- Chancellor, 
Gujarat Ayurved University , 
Jamnagar. 


Member 


Dr. R . S . Ramaswamy, 
Director General, Siddha Central Research Institute, 
Hospital Campus, Arumbakkam 
Chennai, Tamil Nadu - 600106 . 


Member 


Shri Darshan Shankar, 
Vice -Chancellor, 
Institute of Trans -Disciplinary Health Sciences and Technology , 
No. 74 /2 , Jarakbande Kaval, 
Bangaluru - 560064 . 


- Member 


Dr. Khalid Siddiqui, 
Former Director General , 
Central Council for Research in UnaniMedicine, 
New Delhi 


[ T1 I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 . 


- Member 


Dr. Issac Mathai, 
Medical Director, 
SOUKYA – Dr. Mathai s International Holistic 
Health Centre , 
Bangaluru . 
Dr. Bhushan Patwardhan , 
Professor & Director, 
Inter - disciplinary School of Health Sciences , 
University of Pune, 
Pune. 


- Member 


- Member 


Dr. Prashant Shetty , 
Principal and Chief Medical Officer , 
SDM College of Naturopathy and Yogic Sciences, 
Ujire , Karnataka . 


- Member 


Shri Jayakumar A , 
Secretary General, Vijnana Bharati, 
A - 357 , Defence Colony , 
New Delhi- 110024. 


10 . 


- Member 


Shri O . P . Tiwari, 
Kaiwalyadham , Lonavala , 
Maharashtra . 


- Member 


Shri Pradeep Multani, 
Chairman , Multani Pharmaceuticals Ltd . 
H - 36 , Connaught Place , 
New Delhi - 110001 


12 . 


- Member 


Shri Keshav Desiraju , 
Ex- Secretary , Ministry of Health & Family Welfare. 
New Delhi 


13 . 


- Member 


Shri Anil Jauhri, 
Quality Council of India , 
2nd Floor, Institution of Engineers Building , 
2 -Bahadurshah Zafar Marg , 
New Delhi- 110002 


2 . 


(i) 


4 . Shri Jitendra Sharma, 

- Member - Secretary 
Joint Secretary , Ministry of AYUSH , 

New Delhi 
Terms of Reference of the Task Force are as follows: 
To recommend specific areas for strategic , high impact research that have the potential to transform 
global healthcare . The recommendations should be in the form of short- term (1 -3 years) and long-term 
(3 -5 years) action plans for research and also recommend a structure for promoting coordinated 
research and pooling of resources, so as to encourage the high impact research in priority areas. 
To recommend operational systems based on systems already used by DST, DBT , DRDO and best 
global governance and management practices for appraisal, approval, monitoring and evaluation of 
AYUSH schemes . 


(ii) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC. 1 ] 


(v) 


( iii ) To recommend strategies for creating a small number of world class AYUSH knowledge institutions, 

on the lines of Indian Institutes of Technology and Indian Institutes of Science by building upon 

existing institutions, which already have creditable track records . 
( iv ) To recommend reforms in structure and functioning of CCIM , in order to promote both transparency 

and innovation in the AYUSH education system . 
To look into all matters pertaining to compliance of quality standards in ASU & H drugs, GMP 
standards and their compliance , requirement vis-a - vis availability of raw materials and its source and 

related matters . 
(vi) To recommend road - map and strategy for international promotion of AYUSH . 
( vii ) To recommend inter- departmental strategies for promoting AYUSH schemes in conjunction with 

related Departments of Government of India . 
( viii) To suggest road -map for lateral integration of AYUSH systems at various levels of education starting 

from school level. 
( ix ) To recommend on developing job /business opportunities in AYUSH sector. 

The Task Force is required to submit its Report by 30th September, 2015 . 
The Chairman of the Task Force would have the authority to invite any other expert/s, as deemed 
appropriate by him . 
Ministry of AYUSH will provide all the necessary logistic support for the Task Force . 
The non - official Members of the Task Force will be entitled to TA /DA as per extant norms of 
Government of India. 
This issues with the approval of Minister of State ( Independent Charge ),Ministry of AYUSH . 


ANIL GANERIWALA , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


